निबंधन संख्या पी0टी0-40 


wate जयते 


बिहार गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 Hre 1944 (210) 
(सं० पटना 108) पटना, वृहस्पलतिवार, 2 फरवरी 2023 


वित्त विभाग 


अधिसूचना 
2 फरवरी 2023 
सं०-1/ स्था०(ले०से ०)-11 / 2020 ,// 1115 /fao—a राजीव रंजन प्रसाद, (बि०वि०्से०),, आन्तरिक 
वित्तीय सलाहकार, उद्योग विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध दर्ज हिलसा थाना कांड संख्या-614 / 20241 दिनांक- 
29.11.2021 के आलोक में प्रशासनिक दृष्टिकोण से समुचित आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई हेतु उनकी सेवा तत्काल 
प्रभाव से उनके पैतृक विभाग (वाणिज्य-कर विभाग) को वापस की जाती है। 


बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 
अभिलाषा कुमारी शर्मा, 
सरकार के अपर सचिव | 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 


बिहार गजट (असाधारण) 108-571+10-डी0टी0पी0 
Website: http://egazette.bih.nic.in 


